than 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 ज्येष्ठ , 1937 ( श० ) 
संख्या 4 19 राँची, मंगलवार । 

16 जून , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

9 जून, 2015 
संख्या- 4/ पद.. 02- 08 / 2014 का . 5169-- निदेशक , लेखा, प्रशासन एवं स्व -नियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण , सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित श्री दिलीप कुमार, झा0प्र0से0 ( 638 / 03, गृह 
जिला. नवादा) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, मुख्यमंत्री का कैम्प कार्यालय , 
जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 4/ पद.. 02-08 / 2014 का . 5170 -- अंचल अधिकारी, बरही ( हजारीबाग) के पद पर पदस्थापित 
श्री संजय कुमार , झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला. उ0प्र0 ) की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उप समाहर्ता, मुख्यमंत्री का कैम्प कार्यालय , 
जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 4 19 – 50 । 


